सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 847 राँची, गुरुवार , 


9 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


संकल्प 
8 नवम्बर , 2017 


संख्या -09/नि० गो० - 51/ 2016- 5381-( 09)/ रा.,-- श्री उज्जवल मिंज , तत्कालीन जिला अवर 
निबंधक , चास , बोकारो सम्प्रति निलंबित द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत चास अंचल के मौजा तेतुलिया 
के गैर मजरूआ खाता संख्या-59, प्लॉट नं0-63, 144, 311 एवं 184 कुल रकबा-4.11 एकड़ भूमि 
का निबंधन करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों पर उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1422 , दिनांक 
7 जुलाई , 2016 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप प्रपत्र क प्राप्त हुआ है । 
2. अतः श्री मिंज के विरूद्ध प्रपत्र क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-16 के तहत विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 9 नवम्बर , 2017 


3. तद्नुसार एतद् द्वारा श्री मिंज को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की 
तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर 
लिखित बचाव बयान उनके ( संचालन पदाधिकारी) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस 
विभाग को भी उपलब्ध करायें । 
4. कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-7192, 
दिनांक 22 अगस्त , 2016 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चंद्र झा , 
से .नि . भा.प्र.से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
5. श्री मिंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला अवर निबंधक , चास, बोकारो 
को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है | 


ह०/ 
राम कुमार सिन्हा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 847 - 100 


